रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/ 97 


REGD . NO . D. L.-33004/ 97 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


. असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART [I — Section 3Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 212 ] 
No. 2121 


नई दिल्ली , वृहस्पतिवार , मई 29 , 1997 / ज्येष्ठ 8 , 1919 
____ NEW DELHI , THURSDAY, MAY 29 , 1997/ JYAISTHA 8, 1919 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( स्वास्थ्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 मई, 1997 
सा . का. नि . 290 ( अ ). - खाध अपमिश्रण निवारण नियम , 1955 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे 
केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 ( 1954 का 37 ) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय खाध मानक 
समिति से परामर्श करने के पश्चात्, बनाना चाहती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उसको प्रभावित होने की 
संभावना है, प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह 
अधिसूचना प्रकाशित की जाती है जनता को उपलब्ध करा दी जाती है , साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा । 

ऐसे किसी आक्षेप या सुझावों पर जो उक्त नियमों की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय 
सरकार विचार करेगी । 

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों , सचिव , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार, निर्माण भवन , नई दिल्ली - 110001 को भेजे जा 
सकते हैं । 

प्रारूपनियम 


1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण नेवारण ( संशोधन ) नियम, 1997 है । 
2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 32 के खंड ( क ) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाएगा , 


अर्थात् : 


" परन्तु खाद्य पैकेज पर दिए गए खाद्य पदार्थ के नाम , व्यापार नाम या वर्णन में उसके प्रारंभ में या बाद में जोड़े जाने वाले ऐसे खाद्य 
पदार्थ या संघटक का नाम सम्मिलित नहीं होगा यदि ऐसा खाध संघटक अंतिम खाद्य उत्पाद का मुख्य संघटक नहीं है । " 

[ फा. सं. पी. 15015/1/ 95 - पी .एच.( एफ.) ] 

रेनू साहनी धर, संयुक्त सचिव 


1335GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( Part II- SEC, 3 (1) ] 


11 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Healthy 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th May , 1997 
G .S .R . 290 ( E ). — The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 
1955 , which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 23 of the Prevention of 
Food Adulteration Act, 1954 ( 37 of 1954 ) and after consultation with Central Committee for Food Standards , is hereby 
published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby 
given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on 
which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public . 

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said rules before the expiry 
of the period so specified will be considered by the Central Government. 

Objections or suggestions, if any,may be addressed to the Secretary, Ministry ofHealth and Family Welfare , Govern 
ment of India , Nirman Bhawan , New Delhi- 110 001. 

DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Provention of Food Adulteration ( - . -- Amendment) Rules, 1997. 

2 . In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 , in rule 32 , after clause (a ), the following proviso shall be 
inserted , namely — 

" Provided that the name, trade name or the description of food given on the package of food shall not 
include the name of any food or ingreclient prefixed or suffixed to it, if such food ingredient is not the main ingredient 
of the final food product." 

[ File No . P . 15015 / 1 /95 - PH ( F )] 
RENU SAHNI DHAR , Jt. Secy . 


Printed by ine Manager, Govt of India Press . Ring Road , Mayapur , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


